निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 फाल्गुन 1933 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 21 फरवरी 2012 


( सं० पटना 59 ) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

21 फरवरी 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 6 - 02 /2011 -515 — चूँकि सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के 


अधिसूचना 


ज्ञापांक -3 / एम - 59/ 2010 - 2025 , दिनांक 25.05.2010 द्वारा श्री तख्त हरिमंदिरजी , पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का 


चुनाव कराने का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है , और 


चूँकि सीडब्ल्यू जे०सी० संख्या 18827/ 2008 में दिनांक 07.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा 


पारित आदेश के अनुसार श्री तख्त हरिमंदिरजी , पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


द्वारा कराया जाना है , 


और चूँकि श्री तख्त हरिमंदिरजी , पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के कुल 15 सदस्यों में से पटना के स्थानीय 


सिखों से तीन सदस्यों यथा निर्वाचन क्षेत्र सं० - 1 , निर्वाचन क्षेत्र सं० - 2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं० - 3 तथा उत्तर बिहार के सिंह 


सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक - एक 


सदस्य , यानी कुल 5 सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन , नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जाना है , 


अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 , बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली , 2008 , श्री 


तख्त हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियाँ तथा श्री तख्त हरिमंदिरजी , पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के 


बिहार गजट ( असाधारण), 21 फरवरी 2012 
निर्वाचन की नियमावली एवं विनियम के अधीन राज्य निर्वाचन प्राधिकार , पटना के स्थानीय सिखों से तीन सदस्यों यथा 


निर्वाचन क्षेत्र सं० - 1 , निर्वाचन क्षेत्र सं० - 2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं० - 3 तथा उत्तर बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी 


निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक - एक सदस्य के चुनाव हेतु 


परिशिष्ट -I में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.04 .2012 की तिथि को नियत करता है और मतदाताओं से अपेक्षा 


करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने - अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य 
का चुनाव करें । 


उक्त निर्वाचन के लिए अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी - सह - अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सिटी प्राधिकार द्वारा 


नियत कार्यक्रम के अनुसार संलग्न प्रपत्र- 1 में आम सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7. 00 
बजे पूर्वाह्न से 3. 00 बजे अपराह्न तक होगा । मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन मतदान केन्द्र परिसर में ही संबंधित 


पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतगणना कराई जायेगी तथा मतगणना से संबंधित सभी कागजातों/ अभिलेखों को निर्वाची 


पदाधिकारी को सौंपा जायेगा । निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो लेने एवं आवश्यक जाँचोपरान्त मतगणना परिणाम 


की घोषणा दिनांक 22. 04. 2012 को की जायेगी । 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


( iii ) | 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 फरवरी 2012 
तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम 

परिशिष्ट - I 
( i) | प्राधिकार द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना 

21 .02. 2012 ( मंगलवार ) 
निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्वाचन 23.02. 2012 ( गुरूवार ) 
संबंधी सूचना का प्रकाशन 
नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि / अवधि 

14.03 . 2012 से 19.03.2012 तक ( कार्य दिवसों 

को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ) 
प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची ( अभ्यर्थी, प्रस्तावक 20.03.2012 (मंगलवार ) 

एवं समर्थक के विवरण के साथ ) का प्रकाशन 
( v ) | संवीक्षा की तिथि 

21. 03. 2012 ( बुधवार ) ; पूर्वाह्न 11 बजे से । 
( vi) | संवीक्षा के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित 23.03. 2012 ( शुक्रवार ) ; अपराह्न 3 बजे तक 

आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन देने की तिथि 
एवं समय 


(iv ) 


24. 03. 2012 ( शनिवार ) 
| से 27.03.2012 ( मंगलवार ) तक 


28. 03. 2012 ( बुधवार ) 


( vii ) | पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्वाची 

पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के 
अनुसार निष्पादन 
विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची 

का प्रकाशन 
(ix ) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि / अवधि 
( x ) | 

| निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का 

प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन 
( xi) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों का प्रकाशन 
( xii ) | मतदान की तिथि और समय 

| ( सविरोध निर्वाचन की स्थिति में ) 
( xiii ) | मतगणना की तिथि 


29.03. 2012 ( गुरूवार ) - 5 बजे अपराह्न तक 
30. 03. 2012 ( शुक्रवार ) 


04.04.2012 ( बुधवार ) 
21.04.2012 ( शनिवार ) 
( 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक ) 
21 . 04. 2012 ( शनिवार ) 
( मतदान के समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र 
स्थल पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ) 
22. 04.2012 ( रविवार ) 


( xiv ) | 

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की 

घोषणा 
( xv ) | निर्वाचन कार्यक्रम की समाप्ति 


23. 04. 2012 ( सोमवार ) 


आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 59- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


